Supplement - II 


सत्यमेव जयते 


हरयाणा 


सरकार 
. 


GOV 


ARYANA 


OF 


Haryana Gover 

Government Gazette 


Published by Authority 


© Govt. of Haryana 


No. 17-2018 ] 


CHANDIGARH, TUESDAY , APRIL 24, 2018 ( VAISAKHA 4, 1940 SAKA ) 


General Review 


मौलिक शिक्षा विभाग की वर्ष 2010-11 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा । 


दिनांक 5 मार्च, 2018 


No.3 / 2-2012/ आँकड़ा ( 3). 

01 नवम्बर, 1966 को हरियाणा राज्य के अस्तित्व में आने के पश्चात् शिक्षा का तेज़ी से गुणात्मक तथा परिमाणात्मक 
विस्तार हुआ है । यह विस्तार वर्ष 2010-11 में भी जारी रहा । राज्य ने शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार में विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों 
में उल्लेखनीय प्रगति की है । शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण तथा विभिन्न स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, रिपोर्टाधीन 
अवधि के दौरान विभाग की गतिविधियों की प्राथमिकता वाले क्षेत्र थे । 

वर्ष 2010-11 में मौलिक शिक्षा पर कुल 3013.23 करोड़ रुपए खर्च किए गए । रिपोर्टाधीन अवधि में राज्य में शिक्षा 
प्रदान करने के लिए 13987 प्राथमिक विद्यालय तथा 3483 उच्च प्राथमिक (मिडल) विद्यालय अस्तित्व में थे । राज्य में कुल 
80947 अध्यापक विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में पढ़ा रहे थे और राज्य में प्राथमिक स्तर पर 25.53 लाख तथा उच्च प्राथमिक 
( मिडिल ) स्तर पर 14.76 लाख विद्यार्थी दाखिल थे । 

अनुसूचित जातियों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्ग के बच्चों, को निःशुल्क वर्दी, लेखन सामग्री, पाठ्य पुस्तकें , वृतिका 
तथा छात्रवृत्तियों जैसे प्रोत्साहन दिये गए । बालिका शिक्षा पर बल देने के लिए उनको अधिक प्रोत्साहन दिए गए । रिपोर्टाधीन 
अवधि के दौरान राज्य में पढ़ने वाले समाज के आरक्षित एवं अन्य कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों के लिए प्रोत्साहन / वित्तीय 
सहायता हेतु 338.99 करोड़ रुपए खर्च किए गए । राज्य सरकार ने भारत सरकार की सहायता से राज्य में बालिकाओं की 
शिक्षा में सुधार लाने के लिए तथा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को सफल बनाने की दिशा में साक्षरता परियोजनाओं को गति दी । 

वर्ष 2010-2011 के दौरान श्रीमती गीता भुक्कल , शिक्षा मंत्री थी तथा श्री राव दान सिंह, मुख्य संसदीय सचिव उनके 
साथ सम्बद्ध थे। इस वर्ष के दौरान श्रीमती सुरीना राजन , आई ०ए ० एस० वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा, शिक्षा विभाग में 
कार्यरत रहीं । श्री संत कुमार , आई०ए ०एस० ने दिनांक 01.04.2010 से 21.04.2010 तक तथा श्री पंकज यादव, आई ० ए ० एस ० ने 
दिनांक 22.04.2010 से 31.03.2011 तक निदेशक मौलिक शिक्षा के पद पर कार्य किया । 


। 


डॉ ० के ० के ० खण्डेलवाल, 
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार , 
विद्यालय शिक्षा विभाग , चण्डीगढ़ । 


दिनांक 21/12/2017 


( 67 ) 


68 


SUPPLT . TO HARYANA GOVT. GAZ ., APR . 24 , 2018 (VYSK . 4 , 1940 SAKA ) 


REVIEW OF THE ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT OF THE ELEMENTARY EDUCATION 

DEPARTMENT FOR THE YEAR 2010-11 


The 5th March , 2018 


No.3/2-2012 /39HET (3).— 


Ever since the inception of State of Haryana on 1st November , 1966 , there has been rapid expansion in the 
field of education , both in terms of quality and quantity . This expansion continued during the year 2010-2011 also . 
The State has made a remarkable progress in the extension of educational facilities, especially in rural areas. 
Universalization of education and qualitative improvement in education at different levels were the priority areas of 
the Department during the period under report. 

During 2010-11 , a total amount of Rs. 3013.23 crore was spent on Elementary Education . 13987 Primary 
schools & 3483 Upper Primary (Middle) Schools were functioning in the State during the year under report for 
dissemination of education . A total of 80947 teachers were teaching in various schools in the State and 25.53 lac 
students at High level, 14.76 lac students at Upper Primary (Middle ) level were enrolled in the state . 

Various incentives like free uniform , stationery , text books, stipend and scholarships were provided to the 
students belonging to scheduled castes and weaker sections of the society. Special emphasis was laid on providing 
greater incentives to girl students . During the period under report, an amount of Rs. 338.99 crore was spent on these 
incentives/ financial aid to students of reserved categories and other weaker sections of society studying in the State. 
State Govt. has geared up Literacy projects to improve girl education and to make National Literacy Mission a 
success with the help of Govt. of India . 

During the year 2010-11 , Smt. Geeta Bhukkal was the Education Minister and Sh . Rao Dan Singh, Chief 
Parliamentary Secretary was attached to the Education Minister. Smt. Surina Rajan , IAS held the office of Financial 
Commissioner & Principal Secretary to Govt. of Haryana, Education Department during the year. Sh . Sant Kumar , 
IAS held the Office of Director Elementary Education from 1st April , 2010 to 21st April, 2010 and Sh . Pankaj Yadav , 
IAS from 22nd April , 2010 to 31st March , 2011 . 


DR . K. K. KHANDELWAL , 
Additional Chief Secretary to Government Haryana , 

School Education Department, Chandigarh . 


Dated : 21/12/2017 


56146C.S . - H.G.P ., Chd . 


